निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 214 ) पटना , वृहस्पतिवार , 29 जनवरी 2015 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

___ 19 जनवरी 2015 
सं0 ग्रा0वि0 -2 / स्थाO-5 -02 / 2011- 216822 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग 
नियमावली , 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ (1 ) यह नियमावली "बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ( संशोधन ) 
नियमावली , 2015 ” कही जा सकेगी । 

2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा | 
3. यह बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के आरंभ होने की तिथि से प्रभावी 

होगी । 
2. उक्त नियमावली, 2010 के नियम -8 के उप -नियम ( क)(iv ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (v ) 

प्रतिस्थापित किया जायेगा: 

___ (v) ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के सभी कोटि के पद राजपत्रित होंगे । 
3. उक्त नियमावली, 2010 के नियम -9 के प्रावधान में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा - 

कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापन हेतु पदाधिकारियों की सेवाएं ग्रामीण विकास 
विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जायेंगी । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एस० एम० राजू, 
सरकार के सचिव । 


PER JGIC ( 37HTETPUT), 29 Gira 2015 

The 19th January 2015 
No. Gra .vi.2 / astha - 5 -02 / 2011 - 216822 — In exercise of the powers conferred by 
proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is here by pleased 
to make the following Rules to amend the Bihar Rural Development Service Cadre Rules 
2010 : 

1 . Short title , extent and Commencement- ( 1 ) These rules shall be called the “ Rural 
Development Service Cadre (Amendment) Rules, 2015 ” 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3 ) It will be effective from the date of commencement of the Bihar Rural 

Development Service Cadre Rules, 2010 . 
2 . The following new clause (v ) shall be added after clause (iv ) of sub rule (a ) of 

rule 8 of the said Rules , 2010 : 
“ The posts of all category of the Bihar Rural Development Service Cadre shall 

be Gazetted ." 
3. The following sentence shall be added in the provisions of rule 9 of the said 

Rules, 2010 : 
The services of the Officers for posting as Executive Magistrate shall be 
assigned to the General Administrative Department by the Rural Development 
Department. 

By order of the Governor of Bihar , 

S . M . RAJU , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PET JUIC ( 31HTERUT ) 214 - 571+ 500 - focotton 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


